TARI 
. 


ALSEETA 


IN 


TRALS 


रजिस्ट्री सं० डीएल - 33004/ 96 


ANDr . ..... . " 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 96 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


- - 


.. 


N . OF INDIA 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 -- - उप - खंड ( i ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं0 424 ] 
No. 424 ] 


. . . - : - 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 12 , 1996 / अग्रहायण 21, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 1996 /AGRAHAYANA 21, 1918 


जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 
अधिसूचना 


नई दिल्ली, 12 दिसम्बर, 1996 
सा . का.नि . 568( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 
1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 6 ) के साथ पठित उप 
धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा नव मंगलूर 
पत्तन के न्यासी मंडल में कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि . का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए निदेशक ( वित्त ), कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि . के स्थान 
पर निदेशक ( वाणिज्यिक ), कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि . को न्यासी 
नियुक्त करती है तथा भारत सरकार, जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन 
पक्ष ) की दिनांक 31 - 3 - 95 की अधिसूचना सं. सा . का. नि . 314 ( अ ) में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है । 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 12th December, 1996 
G . S. R. 568( E).- -In excrcise of the powers conferred 
by sub -section (1 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 
1963 (38 of 1963), read with sub -section ( 6) of the said Scc 
tion ,the CentralGovernment hereby appoints Director (Com 

mercial), Kudremukh Iron Ore Company Limited ( KIOCL) 
as a Trustee to represent Kudremukh Iron Ore Company 
Limited on the Board of Trustees for the Port of New 
Mangalore vice Director (Finance ), Kudremukh Iron Ore 
Company Limited and makes the further following amcnd 
ment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Surface Transport (Ports Wing) GSR No. 314 (E ) 
dated 31 - 3 - 95 . 

2 . In the said notification against serial No . 11 , for the 
words, Director ( Finance), Kudremukh Iron Ore Company 
Limited ( KIOCL) the words, Director ( Commercial) , 
Kudremukh Iron Ore Company Limited (KIOCL ) , shall be 
substituted . 

[ F. No. PT -18011/ 2/94 - PT ] 

K . V . RAO, Jt . Secy. 


2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 11 के सामने " निदेशक ( विस ) , 
कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि . ( के आई ओ सी एल ) " शब्दों के स्थान 
पर " निदेशक ( पाणिज्यिक ), कुद्रेमुख आइरन ओर कंपनी लि . ( के आई 
ओ सी एल) " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । 


[ फा. सं. पीटी - 18011/2/ 94 - पीटी ] 

के . वी. राव , संयुक्त सचिव 


3076 GI/ 96 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , Now Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi -110054 - - 1996 


